निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 587 ) 


31 वैशाख 1937 ( श0 ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 21 मई 2015 


सं0 3ए- 2 - वे०पु० - 05/ 2015 - 4617/वि० 

वित्त विभाग 


- - - - - - - - - 


प्रेषक , 


दयानिधान पाण्डेय , 

सरकार के अपर सचिव । 
सेवा में , 

महालेखाकार ( ले० एवं हकo) बिहार , 
महालेखाकार का कार्यालय , वीरचंद पटेल पथ , 
पटना । 

पटना , दिनांक 20 मई 2015 
विषय : विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के 

प्रदर्शक संवर्ग के दिनांक 01 /01 /2006 से वेतन पुनरीक्षण के संबंध में । 
महाशय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के 
अधीन अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थान के प्रदर्शकों के लिए दिनांक 01 /01 /1996 से 
यू०जी०सी० वेतनमान ₹5500 - 9000 /- की स्वीकृति प्रदान की गई । 

2. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों के लिए दिनांक 01 / 01 / 2006 के 
प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति संकल्प संख्या - 630 , दिनांक 21 /01 / 2010 के द्वारा दी गयी है । 
उक्त संकल्प द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के 
प्रदर्शक संवर्ग का वेतन पुनरीक्षण नहीं किया जा सका है । दिनांक 01 / 01 / 2006 के प्रभाव से इस पद का 
वेतन पुनरीक्षण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 


बिहार गजट ( असाधारण), 21 मई 2015 
3. सम्यक विचारोपरान्त राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के 
प्रदर्शकों के लिए जिन्हें दिनांक 01 / 01 /1996 से यू०जी०सी० का वेतनमान ₹5500 - 9000 /- प्राप्त है , उन्हें 
दिनांक - 01 /01 / 2006 के प्रभाव से पी०बी० - 2 +4200 / - ग्रेड -पे पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

4. उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01 /01 /2006 से वेतन निर्धारण संकल्प 
संख्या -630 , दिनांक 21 /01/ 2010 के प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा । 

विश्वासभाजन , 
दयानिधान पाण्डेय , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 587 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


